रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 99 


REGD . NO. D. L.- 33004/99 


and . 


सत्यममजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली . शुक्रवार , जुलाई 8, 2005/ आषाढ़ 17, 1927 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8 , 2005 /ASADHA 17, 1927 


सं . 304 ] 
No. 304 ] 


पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

( पोत परिवहन विभाग ) 
( पत्तन स्कंघ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 जुलाई, 2005 
सा. का. नि. 462( ). - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 के अधिनियम सं . 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 6 ) के साथ पठित 
उप - धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रयुक्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 
पोत परिवहन विभाग की दिनांक 22 - 6 - 2005 की अधिसूचना सं. सा. का. नि . 416 ( अ ) के क्रम में , केन्द्र सरकार, नीचेदर्शाई जा रही तालिका में कम 
सं. 4 से 7 तक के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप नियुक्त करती है और उन्हें 
उपर्युक्त बोर्ड में अधिसूचित करती है , अर्थात् : 

तालिका 
4. कैप्टन अविनाश बत्रा, अध्यक्ष, सीशोर शिप एजेंसीज प्राइवेट लिमिटिड महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 ( ग )( i)( 3 ) 

और सदस्य , प्रबंधन समिति , बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, के अनुसार, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ( शिपर्स ) 
मैकिनन मैकेंजी बिल्डिंग , बैलार्ड इस्टेट, मुम्बई- 400001 

के प्रतिनिधि । 
5 . श्री आर. राधाकृष्णन , 

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 ( ग )( i )( 4 ) 
मैसर्स क्लियर शिप फॉरवर्डर्स प्राइवेट लिमिटिड , 

के अनुसार, अन्य हितों चयनित श्रेणी में बॉम्बे कस्टम्स हाउस 
414-416 , बैजोला कॉम्पलैक्स , चैम्बूर, मुम्बई - 400071 

एजेंटस एसोसिएशन के प्रतिनिधि । 
6. श्री सी. एस. मनोहर , 

महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 3 (ग ) (ii)( 4 ) 
अध्यक्ष, मुम्बई एण्ड न्हावा शेवा शिप एजेंट्स . 

के अनुसार , अन्य हितों चयनित श्रेणी में मुम्बई एण्ड न्हावा 
एसोसिएशन, 901, अर्काडिया बिल्डिंग , 9वां तल , 

शेवा शिप एजेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि । 
एन. सी.पी.ए. मार्ग, 195 , नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 
7. श्री अनिल देवली, 

महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 3 ( ग ) ( i)( 1) 
कार्यपालक निदेशक, श्रेयास शिपिंग लिमिटिड, 

के अनुसार , भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ ( पोत - स्वामियों ) 
912 , एम्बेसी सेंटर, १वां तल, नरीमन पॉइंट , मुम्बई- 400021 . के प्रतिनिधि । 

[ फा. सं. पी टी - 18011/6/ 2004 - पी टी ] 

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव 


2049 GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART Sec.3 (1)] 


. 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

(Department of Shipping) 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 8th July , 2005 
G . S. R . 462 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub - section ( 1) read with Sub - section (6 ) of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ), and in continuation ofthe Governmentof Iridia in the Ministry of 
Shipping, Road Transport and Highways , Department of Shipping s No. G . S.R . 416 (E ), dated 22 -6 - 2005 , the Central 
Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers4 7 in the Table below to be trustees on the 
Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and notifies the same on the same Board namely : 

. - TABLE 
4 . Capt. Avinash Batra , 

Representing Bombay Chamber of 
Chairman , Seashore Ship Agencies Private 

Commerce and Industry ( Shippers) : 
Limited and Member ,Managing Committee 

under Section 3 (c )( ii ) (3 ) of the Major 
of Bombay Chamber of Commerce and 

Port Trusts Act, 1963. 
Industry ,Mackinnon Mackenzie Building , 

Ballard Estate,Mumbai = 400001. 
5. Shri R , Radhakrishnan , 

Representing Bombay Customs 
M /s Clearship Forwarders Private Limited , 

House Agents Association (Other 
414 -416 , Bezzola Complex, Chembur , 

Interests in elected category) under 
Mumbai-400071. 

Section 3 (c) (ii )(4 ) of theMajor Port 

Trusts Act, 1963 . 
6 . Shri C . S . Manohar, 

Representing Mumbai and Nhava- Sheva 
President, Mumbai and Nhava -Sheva Ship 

Ship Agents Association (Other Interests 
Agents Association , 901, Arcadia Building , 

in elected category ) under Section 3 (c )(ü ) (4 ) 
9th Floor, N . C .P.A . Marg , 195 , Nariman Point, 

of the Major Port Trusts Act, 1963 . 
Mumbai-400021 . 
7. ShriAnilDevli, 

Representing Indian National Shipowners 
Executive Director, Shreyas Shipping Ltd ., 

Association (INSA ) ( Shipowners ) under 
912 Embassy Centre, 9th Floor , Nariman 

Section 3 (c)(i )(1) of the Major Port Trusts 
Point Mumbai -400021 . 

Act, 1963. 

[F.No. PT - 18011/6/2004 -PT] 

A . K . BHALLA, Jt. Secy. 


Trinicu by thic Mariagci , Govt. of India Mica , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


